रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


- 


- 


+ 


JANETSMAVA 


पर 


RANI 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 166 ] 

नई दिल्ली , बुधवार , जून 16 , 2010 / ज्येष्ठ 26 , 1932 
No . 166 ] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2010 / JYAISTHA 26 , 1932 

वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 
( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 जून , 2010 

सरकारी स्टॉकों की पुनर्खरीद 
फा . सं. 4 ( 3 ) डब्ल्यू एंड एम / 2010. - भारत सरकार एतद्वारा अपने नकद प्रबंधन परिचालनों के लिए (i ) 12. 25 प्रतिशत सरकारी 
स्टॉक , 2010, ( ii ) 11.30 प्रतिशत सरकारी स्टॉक , 2010 और ( iii ) 6. 57 प्रतिशत सरकारी स्टॉक , 2011 ( जिसे इसमें इसके बाद सरकारी स्टॉक 
कहा गया है ) की पुनर्खरीद अधिसूचित करती है । भारत सरकार द्वारा यह पुनर्खरीद चालू अधिशेष नकद शेष का उपयोग कर सरकारी स्टॉकों का 
परिपक्वतापूर्व मोचन करने हेतु की जाएगी । सरकारी स्टॉकों की उपर्युक्त पुनर्खरीद पूर्णतः तदर्थ आधार पर होगी । 
पुनर्खरीद की पद्धति 

2. इन सरकारी स्टॉकों की पुनर्खरीद (i) भारत सरकार के प्रतिलोम नीलामी तथा ( ii ) भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक 
द्वारा परक्रामिक लेन - देन प्रणाली - ओएम ( एनडीएस - ओएम ) संबंधी द्वितीयक बाजार खरीद के जरिए की जाएगी । इस संबंध में अपनायी जाने 
वाली वास्तविक प्रक्रिया और पुनर्खरीद /निपटान की तारीख भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाएगी । 
पुनर्खरीद की अंकित राशि 

3. इन सरकारी स्टॉकों की पुनर्खरीद 20 ,000 करोड़ रुपए की अंकित राशि तक की होगी । 
भुगतान 

____ 4. इन सरकारी स्टॉकों की पुनर्खरीद का भुगतान भारत सरकार द्वारा इसके केन्द्रीय लेखा अनुभाग , भारतीय रिजर्व बैंक , नागपुर में 
उपलब्ध नकद शेष से किया जाएगा । इस भुगतान में सफल बोलीदाताओं/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अंकित मूल्य पर प्रोद्भूत 
ब्याज शामिल होगा । इस पद्धति से खरीदे गए सरकारी स्टॉक का मोचन परिपक्वतापूर्व किया जाएगा और ऐसे उन्मोचित सरकारी स्टॉकों पर ब्याज 
का प्रोद्भवन समाप्त होगा । 
सांविधिक प्रावधान 

5. ऐसा कोई मामला जिसका प्रावधान इस अधिसूचना के तहत नहीं किया गया है , सरकारी स्टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम , 2006 
तथा इसके तहत निर्मित सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 और भारत सरकार द्वारा जारी पूर्व तद्नुरूपी अधिसूचनाओं द्वारा शासित किया 


जाएगा । 


भारत के राष्ट्रपति के आदेश से 
शक्तिकान्त दास , संयुक्त सचिव 


2358 G1/2010 


(1 ) . 


• THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part - SEC , 11 


MINISTRY OF FINANCE 
(Departmentof Economic Affairs) 

(BUDGET DIVISION ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th June, 2010 

Repurchase of Government Stocks 
F .No.4 (3)- W & M /2010. - - The Government of India hereby notifies repurchase of (i) 12 .25 per cent Government 
Stock 2010 , ( ii ) 11 . 30 per centGovernment Stock 2010 and (iii ) 6 .57 per cent Government Stock 2011 (hereinafter called the 
Government Stocks) for its cash management operations. The repurchase by the Government of India willbe undertaken to 
prematurely redeem the Government stocks by utilising the current surplus cash balances. The above repurchase of the 
Government Stocks are purely ad hoc in nature . 
Mode of Repurchase 

2. The repurchase of the Government Stocks will be undertaken through (i) reverse auction by theGovernment of 
India and ( ii ) secondary market purchases over NDS-OM by the Reserve of India on behalf of the Government of India in 
one or multiple tranches. The actual procedure to be followed in this regard and the date of repurchase/ settlement will be 
notified by the Reserve Bank of India. 
Nominal Amountof Repurchase 

3. The repurchase of the Government Stocks willbe up to a nominal amount of Rs. 20, 000 cror . 
Payment 

4. The payment for the repurchase of the Government Stocks will be made by the Government of India from its 
cash balances maintained with the CAS,RBI, Nagpur. Such payment will include the accrued interest on the nominal value 
of the successful bids/offer accepted by the Reserve Bank of India . The Government Stocks repurchased in this manner will 
get prematurely redeemed and interest will cease to accrue on such redeemed Government stocks. 
Statutory Provision 

5. With respect to any such matter which has not been provided under this Notification , the Government Stock 
shall be governed by the Government Securities Act , 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed 
thereunder and the earlier corresponding Notification (s) issued by the Government of India . 

By Order ofthe President ofIndia 
SHAKTIKANTA DAS , Jt . Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


